निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


23 माघ 1936 ( श ) 
( सं0 पटना 286 ) पटना, वृहस्पतिवार, 12 फरवरी 2015 


पथ निर्माण विभाग 


- - 


अधिसूचना 

10 फरवरी 2015 
सं0 प्र0 - 8 / विविध - 03 - 61 / 2009 - 1232 (s) — राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या - 30 का पटना - बख्तियारपुर अंश 
( चैनेज 194. 80 कि0मी0 231. 95 कि0मी0 ) का नया मार्ग रेखन पर चार लेन सड़क निर्माण कार्य पूरा होने तथा इस पर 
यातायात परिवहन चालू हो जाने के फलस्वरूप उक्त पटना - बख्तियारपुर अंश का पुराना अंश को भारत सरकार के 
सर्कुलर - NH III / P/ 9 / 77 दिनांक 12.04. 82 के आलोक में राज्य सरकार के अधीन किया जाता है । 

2. उक्त के आलोक में निम्नलिखित पथ को राज्य उच्च पथ (स्टेट हाईवे ) की श्रेणी में घोषित करते हुए पूर्व 
में अधिसूचना सं0 - प्र0 - 8 / विविध - 03 - 61 / 2009 - 9766 ( S ) we दिनांक 29.08. 11 द्वारा वर्गीकृत राज्य उच्च पथों के 
नाम एवं संख्या के क्रम में नववर्गीकृत राज्य उच्च पथ का नाम एवं संख्या निम्न रूपेण अधिसूचित किया जाता है : 
क्र० राजकीय उच्च पथ । एस0 

मार्ग 

लम्बाई उद्गम गंतव्य 
स० का नाम एच० संख्या (कि0 मी0 ) स्थान 

स्थान 
1 2 

3 4 

5 


106 


दीदारगंज 
बख्तियारपुर 


दीदारगंज 
बख्तियारपुर 


37 . 15 


दीदारगंज 


बख्तियारपुर 


3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


विश्वासभाजन , 
हरजोत कौर, 

सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 286-571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih . nic . in 


